निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 


अग्रहायण 1941 ( श ० ) 
( सं ० पटना 1310 ) पटना, मंगलवार , 3 दिसम्बर 2019 


कार्यालय निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना । 


आदेश 

29 नवम्बर 2019 
सं ० 7 / नि . (विधि) रा.वै. - 19 / 2002-11555 -- चूँकि इस कार्यालय आदेश ज्ञापांक 4940 दिनांक 08.09.2010 
द्वारा श्री चन्द्रशेखर सिंह, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगुसराय को परिसमापनाधीन बेगुसराय अर्बन 
डेवलपमेंट को - ऑपरेटिव बैंक लि 0, बेगुसराय का परिसमापक नियुक्त किया गया था , परन्तु श्री चन्द्रशेखर सिंह का 
अन्यत्र स्थानानन्तरण हो गया है, इसलिए उक्त परिसमापनाधीन बैंक में परिसमापक की नियुक्ति आवश्यक है । 

अतएव मैं , रचना पाटिल, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना, बिहार सहकारी समिति अधिनियम , 
1935 की धारा -44 (1) एवं तद्नुसार बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 64(2) के अन्तर्गत बैंक के 
परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादनार्थ तुरंत के प्रभाव से जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगुसराय को परिसमापनाधीन 
बेगुसराय अर्बन डेवलपमेंट को - ऑपरेटिव बैंक लि 0, बेगुसराय का परिसमापक नियुक्त करती हूँ । 

आदेश से . 
रचना पाटिल. 

निबंधक , 
सहयोग समितियाँ । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1310-57 1 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


